निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार, 9 मार्च 2015 


( सं० पटना 347 ) 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचनाएं 
4 मार्च 2015 


एस0ओ0 20, दिनांक 9 मार्च 2015 — गृह (विशेष) विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0-271- गृOस0को0 , दिनांक 26. 
02 . 2006 द्वारा बिहार - राज्यपाल ने जाँच आयोग अधिनियम 1952 ( सं0 - 60 , 1952 ) की धारा 3 (1) के अधीन वर्ष 1989 - 90 
भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने, पुनर्वासित करने और भविष्य में ऐसे दंगा की पुनरावृति रोकने हेतु संबंधित 
तथ्यों की जांच के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री एन0एन0 सिंह, सेवा निवृत न्यायमूर्ति, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में 
एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया था। विभागीय अधिसूचना सं0- 9740 , दिनांक 17. 10.2014 द्वारा आयोग का 
अंतिम विस्तार दिनांक 28 .02 . 2015 तक के लिए किया गया था । 

आयोग द्वारा इसी बीच दिनांक 28 . 02. 2015 को अपना अंतिम जांच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जा चुका है। 

अतः उपर्युक्त स्थिति में दिनांक 01 . 03. 2015 के प्रभाव से भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग विघटित 
किया जाता है। 

( सं0 सी0/ सी0आई0मिस0-4002/ 2006 खण्ड-|| - 2533 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


परेश सक्सेना, 
सरकार के विशेष सचिव । 


veri 


PER JGIC (3THTET UT), 9 HIT 2015 

The 4th March 2015 
S .O . 20 , dated the 9th March 2015 — Department of Home (Special), Bihar vide 
notification 271-H .S.C ., dated 26 .02. 2006 , Governor of Bihar, under article . 3 (1) of Enquiry 
Commission Act, 1952 (No . 60, 1952 ) Constituted a single member judicial enquiry 
commission headed by Retired justice , Patna High Court, Hon . Justice Sri N . N . Singh 
(Rtd .), to enquire into facts related to 1989 - 90 Bhagalpur communal riots for providing 
Justice , rehabilitation to the victims of the riots and to prevent re - occurrence of such riots in 
future. Commission last tenure extension was notified by deptt. Notification No. 9740 , dated 
17. 10 .2014 till 28 .02 .2015 . 

It the meantime, the commission has submitted its final enquiry report to the 
Government on 28.02.2015 . 

In the circumstances, The Bhagalpur Communal riots judicial enquiry commission is 
dissolved w .e .f. 01 . 03 . 2015 . 

(No . C /C .I.MISS .-4002 /2006 Part - II — 2533) 
By order of the Governor of Bihar, 

PARESH SAXENA, 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( 31HTERUT ) 347- 571 + 100 - SÀOcotton 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


